सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 अग्रहायण, 1940 ( श० ) 
27 नवम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1047 राँची, मंगलवार , 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
20 नवम्बर, 2018 


संख्या: - 03 नि0 / पं0 -79 / 2018 रा0नि0आ0 : 1559 – राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या -1488 
दिनांक - 31.10.2018 द्वारा “ झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम , 2001 की धारा 67 (3) (iii ) एवं ( iv ) तथा झारखण्ड पंचायत निर्वाचन 
नियमावली, 2001 के नियम 30 एवं 31 के अधीन " त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन , 2018 के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक 
निर्वाची पदाधिकारी को पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया गया । 


जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) - सह- उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक 805 (बीo ) / पं0 दिनांक 20.11.2018 
द्वारा प्राप्त संशोधित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी के रूप में 
पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित करता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 27 नवम्बर, 2018 


क्र0 जिला 

का नाम 


निर्वाचन क्षेत्र का । प्रखण्ड का नाम । पूर्व में पदाभिहित एवं नाम वर्तमान में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट निर्वाची | 

निर्दिष्ट निर्वाची पदाधिकारी का | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 

नाम एवं पदनाम 


नाम 


2 


| श्री परितोष कुमार ठाकुर, 


श्री विनय मनीष आर0 लकड़ा, 


। पश्चिमी | पंचायत समिति | चाईबासा 
सिंहभूम सदस्य 


अनुमंडल पदाधिकारी, 
सदर चाईबासा 


भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर चाईबासा 
( प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी, सदर 
चाईबासा ) 


2. अधिसूचना संख्या 1488 दिनांक - 31.10.2018 के शेष सभी अंश यथावत् रहेंगे । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार 


ह० / - ( अस्पष्ट ), 

सचिव 
राज्य निर्वाचन आयोग, 

झारखण्ड, राँची 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1047 -- 50 


